रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


AALA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , सितम्बर 12 , 2018 / भाद्र 21, 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY , SEPTEMBER 12 , 2018 /BHADRA 21, 1940 


सं . 3630 ] 


No. 3630) 


NEW DELHI 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 7 सितम्बर, 2018 


का . आ . 4788 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 20क की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक 
प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का , जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के बुलन्दशहर 
जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है , अर्जन करने के अपने आशय 
की घोषणा करती है ; 


उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, 
उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप - धारा (1 ) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में 
आक्षेप कर सकेगा; 


ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिला अधिकारी (प्रशासन ), बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया 
जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के 
माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो , करने के 
पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा; 


उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप - धारा ( 2 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगाः 


इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम 
प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है । 


5385 GI/ 2018 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- [ PART II _ SEC . 3( ii ) ] 


अनुसूची 


उत्तर प्रदेश राज्य के बुलन्दशहर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हेतु अधिग्रहण के लिए 

प्रस्तावित परिसम्पत्ति व बिना परिसम्पत्ति सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


जिले का नामः बुलन्दशहर 


राज्य का नामः उत्तर प्रदेश 


क्र0 


तहसील का 

नाम 


ग्राम का नाम 


प्लाट सं0 


सं० 


527 


अर्जन के लिए प्रस्तावित 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) 

0. 1164 
0. 0348 
0 .0392 
0 .0146 


526 


488 


308 


823 


0 . 1880 


खुर्जा 


मैना मौजपुर 


881 


0 . 1530 


867 ख 


0 . 2530 


178 


0 .0890 


0 . 3290 


179 
180 
54 


0 .0380 


0 .1040 


खुर्जा 


मैना कलन्दरगढ़ी 


64 


। खुर्जा 


200 


0 . 0525 
0 . 0795 
0 . 0585 


कलन्दरगढ़ी 


258 


276 


0. 0150 


274 


0 .0110 


219 


0 . 0226 


खुर्जा 


जाहिदपुर खुर्द 


69 


0 .0456 


155 


0 .0286 


159 


0 . 0377 
0 . 0225 


163 


764 


0 . 0924 


खुर्जा 
खुर्जा 


ईस्माईलपुर बुढ़ेना 

सुल्तानपुर 


460 


0. 0456 


1683 


0 . 0694 


| 7. 


खुर्जा 


समसपुर 


958 


0 . 1100 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1247 


1. 1781 


1123 


0 . 0420 


. 


गौरा 


312/ 2 


0 .0242 


खुर्जा 
खुर्जा 


9. 


नगला कट 


218 


0 . 0800 


1426 


0 . 0754 


1427 


0 .0118 


1441 


1442 


0. 0374 
0 .0176 
0. 0445 
0 .0264 


1432 


1431 


1430 


0 . 0468 


1424 


0 .0395 


1370 


0 .0856 


1213 


0. 0178 


10 . 


सिकन्द्राबाद 


वैर बादशाहपुर 


1214 


0 .0263 


1211 


0 . 1951 


1344 


0 .0120 


1348 


0 . 0368 


1347 


0 .0186 


1350 


0 .0748 


1336 


0 .0383 


1205 


0 . 0450 


1352 


0 . 0140 


1204 


1217 


0 .1012 
0 .0452 
0 . 0349 


713 


517 


0 . 0910 


11 . 


सिकन्द्राबाद 


भौरा 


820 


0 . 0107 


717 


0 . 0893 


753 


0. 0204 


12. 


179 


सिकन्द्राबाद 
सिकन्द्राबाद 


अरोड़ा 
फतेहपुर जादों 


0 . 0628 
0 . 0526 


___ 13. 


344 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


343 


0 . 0286 


342 


0 .0140 


338 


0 .0070 


348 


0 .1120 


349 


0 . 1240 


346 


0 .0064 


[9 1. Pů 2013 / 14154°44 / 12 / 7 / $x / 956 ] 
अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं - 1 ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th September , 2018 
S .O . 4788 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 
of 1989 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose 
the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto , is required for the execution of the Special 
Railway Project, namely Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Bulandshahar in the State of Utter Pradesh , 
hereby declares its intention to acquire such land ; 


Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification 
in the Official Gazette raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub - section ( 1) of 
Section 20D of the said Act; 


Every such objection shall be made to the competent authority , namely Additional District Magistrate 
(Administration ), Bulandshahar, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority 
shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such 
objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or 
disallow the objections; 


Any order made by the competent authority under sub -section (2 ) of Section 20D of the said Act shall be final; 


The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the 
interested person at the aforesaid office of the competent authority . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely Eastern 

Dedicated Freight Corridor in the district of Bulandshahar in the State of Uttar Pradesh . 


Name of District: Bulandshahar 


Name of State : Uttar Pradesh 


Sl. No. 


Name of Tehsil 


Name of Village 


Plot No. 


Area Proposed for land Acquisition 

( in Hectare ) 


0 . 1164 


527 
526 


0 .0348 


Khurja 


Maina Maujpur 


488 


0 .0392 


308 


0 .0146 


[ TT II - QU5 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


823 


0 . 1880 


881 


0 . 1530 


867 [k 


0 .2530 


178 


0 .0890 


179 


0 . 3290 


180 


0 .0380 


54 


0 . 1040 


Khurja 


Maina Kalandargarhi 


64 


0 .0525 


200 


0 .0795 


Khurja 


Kalandargarhi 


258 


0 .0585 


276 


0 .0150 


274 


0 .0110 


0 .0226 


219 
69 


4 . 


Khurja 


Jahidpur Khurd 


0 .0456 


155 


0 .0286 


159 


0 .0377 


163 


0 .0225 


764 


0 .0924 


6. 


Khurja 
Khurja 


Ismailpur Budhana 

Sultanpur 


460 


0 .0456 


0 .0694 


1683 
958 


0 . 1100 


Khurja 


Samaspur 


1247 


1 . 1781 


1123 


0 .0420 


8. 


312 /2 


0 .0242 


Khurja 
Khurja 


Thengora 
Nagla Kat 


9. 


218 


0 .0800 


1426 


0 .0754 


1427 


0 .0118 


1441 


0 .0374 


1442 


0 .0176 


1432 


0 .0445 


1431 


0 .0264 


10 . 


Sikandrabad 


Wair Badshahpur 


1430 


0 .0468 


1424 


0 .0395 


1370 


0 . 0856 


1213 


0 .0178 


1214 


0 .0263 


1211 


0 . 1951 


1344 


0 .0120 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


1348 


0 .0368 


1347 


0 .0186 
0 .0748 


1350 


1336 


0 .0383 


1205 


0 .0450 


1352 


0 .0140 


1204 


0 .1012 


0 .0452 


1217 
713 


0 .0349 


517 


0 .0910 


11. 


Sikandrabad 


Bhaura 


820 


0 .0107 


717 


0 .0893 


753 


0 .0204 


Sikandrabad 


Arora 


179 


0 . 0628 


344 


0 . 0526 


343 


0 .0286 


0 .0140 


342 
338 


13 . 


Sikandrabad 


Fatehpur Jado 


0 .0070 


348 


0 . 1120 


349 
346 


0 .1240 
0 .0064 


[F. No . 2013 /LML/12/7/EC /956 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land & Amenities – I) 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed 
wp by ALOK KUMAR 

Date : 2018 . 09 .18 
13 :55 :01 + 05 30 


ALOK KUMAR 


